458 


HARYANA GOVT GAZ , SEPT . 8, 1998 (BHDR, 17 , 1920 SAKA) 


[PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर, 


। 


दिनांक 20 जुलाई, 1998 


P 


क्रमांक 1194- ज - 2-98/ 7934.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948. (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए) तथा . 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल श्री जगमाल सिंह, पुत्र श्री राम, दयाल, गांव डहीना , तहसील रेवाड़ी, जिला रेवाड़ी को 
रबी 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक, रबी । 1980 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1000 
रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


= 


सुन्दर दास मरोड़ा, 


अवर सचिव , राजस्व , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


20145CS ( H ) -Govt. Press , U.T., Chd . 


